निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पौष 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1351 ) पटना , मंगलवार , 24 दिसम्बर 2019 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

17 अक्टूबर 2019 
सं ० प्र०-08 / विविध - 03-38 / 2012-9208(s) --पटना शहर की प्रमुख सड़क जवाहर लाल नेहरू मार्ग 
MDR ( Major District Road ) श्रेणी में आता है । यह पथ कोतवाली थाना से प्रारम्भ होकर सगुना मोड़ पर 
समाप्त होता है । इस पथ की कुल लम्बाई 10.40 कि 0 मी 0 है एवं इस पथ का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग के पास है । 

पूर्व में बेली रोड़ के नाम से जाने जाने वाले इस पथ का नाम देश के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर जवाहर 
लाल नेहरू मार्ग किया गया था परन्तु ऐसा महसूस किया गया कि यह नाम लम्बा होने के कारण आम लोगों के 
व्यवहार में अब क नहीं आ का है । 

इस पथ का नामकरण नेहरू पथ कर देने से जनता की स्मृति में आसानी से रहेगा एवं आम प्रचलन में आ 
जायेगा । इससे पूर्व में किये गये नामकरण का सम्मान भी रह जायेगा और यह नाम आसानी से व्यवहार में आ जायेगा । 

इस प्रकार दिनांक 25.09.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में " जवाहर 
लाल नेहरू मार्ग " का नामकरण " नेहरू पथ " किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


रत्नेश कुमार, 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1351-571 + 1000 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


